रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 



MON 


" 


. 


Art 


. 


.. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधरण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 393 ] 
No. 393 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जून 15 , 2015 / ज्येष्ठ 25 , 1937 
NEW DELHI,MONDAY , JUNE 15 , 2015 / JYAISTHA 15 , 1937 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 जून, 2015 


सं . 38/ 2015 - सीमा - शुल्क 


सा . का .नि . 493( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा , भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 24/ 2015 - सीमा शुल्क , दिनांक 8 अप्रैल, 2015 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II, 
खंड- 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . संख्या 269 ( अ ) दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है , 


नामश: 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 


( क ) क्रम संख्याओं vii , xiv , xvi और xvii, से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

नामश: : 


" vii 


| मदे जो निर्यात नीति में आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के अतर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित है, 

जब तक विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के परिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट उख में 
विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो ; 
| सभी प्रकार की और सभी रूप में चीनी , जब तक विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के परिशिष्टों तथा 
आयातनिर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 3ख में विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो ; 


Xiv 


2618 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


xvi 


xvii 


दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात , जब तक विदेश व्यापार नीति 2015- 2020 के परिशिष्टों तथा 
आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट उख में विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो ; 
मांस तथा मांस उत्पादों का निर्यात , जब तक विदेश व्यापार नीति 2015- 2020 के परिशिष्टों तथा 

आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट उख में विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो ;"; 
क्रम संख्या xix और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतस्थापित की 
जाएंगी, नामश: : 


( ख ) 


| "xx मदे जो निर्यात नीति में आई टी सी ( एच एस ) की अनुसूची- 2 के अतर्गत निर्यात के लिए निषिद्ध है।"। 


[ फा . सं . 605/ 55/ 2014- डी बी के 


संजय कुमार, अवर सचिव 


टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं . 24 / 2015-सीमा शुल्क , दिनांक 8 अप्रैल , 2015 भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड- 3, 
उपखंड (i), में सा . का . नि . संख्या 269 ( अ ) दिनांक 8 अप्रैल , 2015 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th June , 2015 

No.38/ 2015 – Customs 
G .S . R . 493 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No. 24 /2015 -Customs, dated the 8th April, 2015 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , 
Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S.R . 269 (E ), dated the 8th April, 2015, namely: 


In the said notification , in the Table , 


( a ) for the entries against serial numbers vii , xiv , xvi and xvii , the following entries shallbe substituted , namely: 


“ vii 


Items, which are restricted for export under Schedule - 2 of Export Policy in ITC (HS), unless 
specifically notified in Appendix 3B of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade 
Policy 2015 - 2020 ; 


xiv 


Sugar of all types and all forms, unless specifically notified in Appendix 3B of Appendices and 
Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015 - 2020 ; 


xvi 


Export of milk and milk products , unless specifically notified in Appendix 3B of Appendices 
and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015 - 2020 ; 


xvii 


Export ofMeat and Meat Products , unless specifically notified in Appendix 3B of Appendices 
and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015 - 2020; "; 


[ 411 II - gus 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) after serial number xix and the entries relating thereto , the following serial number and the entries shall be 

inserted , namely : 


“ xx 


Items, which are prohibited for export under Schedule -2 of Export Policy in ITC (HS).” . 


[F.No .605/55/2014 -DBK ] 


SANJAY KUMAR , Under Secy . 


Note : The principal notification Number 24 /2015 -Customs, dated the 8th April , 2015 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 269 ( E ), dated the 8th April, 2015 . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


